रजिस्ट्री स . डी . एल . - 33004/ 94 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 94 


NE 


AMAU 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


PART II - Section 3r- Sub - Section ( A) 

प्राधिकार प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


सं . 114] 
No . 114 ] 


नई दिल्ली , बुधवार, मार्च 16, 1994/ फाल्गुन 25, 1915 
NEW DELHI , WEDNESDAY, MARCH 16, 1994 /PHLGUNA 25 , 1915 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
सामाजिक और आर्षिक कल्याण की अभिवृधि 

के लिये राष्ट्रीय समिति 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1994 
का . प्रा . 224 ( अ ) : - केन्द्रीय सरकार, प्राय कर अधिनियम , 1961 की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड ( ख ) के साथ 
पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राष्ट्रीय समिति की सिफारिश पर, उक्त सारणी के स्तंभ ( 3 ) और 
स्तंभ ( 4) में वर्णित उनकी परियोजना लागत का अनुमोदन करती है । 

सारणी 


क्रम सं . 


संख्या का नाम 


परियोजना या स्कीम 


अनुमोदित 
अधिकतम लागत 


____ 1 


2 


1. अरुण इंस्टीटयूट आफ रूरल अफेयर्स , अश्वखोला, जिला - धेनकनाल , उड़ीमा के गोंडिया, भूवन और 22 लाख रुपए 
डाकघर - करामूल , वाया - महिमागढी 

कंकाडाहाव ब्लाकों में व्यापक ग्रामीण विकास 
जिला - धेनकनाल , उड़ीसा 

परियोजना से सहयुक्त क्रिया कलाप । 


707 GI /94 


(1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II .- - SEC . 3 ( ii ) ] 


%3 


12 


2. श्री भारत सरस्वती मंदिर संसद , शारदा ग्राम , शारमा ग्राम में कला और वाणिज्य महाविद्यालय , 2 करोड़ 15 लाख 
वाया -- मंगरोल, जिला - जूनागढ़ , गुजरात ग्रामीण विशान और भेषजी महाविद्यालय , औद्योगिक 25 हजार रुपए 

प्रशिक्षण संस्थान और शारवाग्राम में छात्रावास का 

संनिर्माण 
3. भारतीय विध्वंस कल्याण स्मारक निधि , द्वारा विश्व स्मारक निधि टी . बी . परियोजना सिक्किम , 40 लाख 41 हजार 
दिल्ली शीयर होम , ओखला रोड , नई दिल्ली । हिमाचल प्रदेश, सूरत और दिल्ली में चार चलते 600 रुपए 

फिरते दल । 
4. आध्र महिला सभा न्यास बोर्ड , महिला सभा भवन इब्राहिमपटनम ब्लाक जिला रंगा रेडी प्राध्र प्रदेश 11 लाख 40 हजार 
विश्वविद्यालय रोड , हैदराबाद 

में पांच व्यवसायों अर्थात रेशम उत्पादन , दुग्ध रूपए 
उद्योग , वर्षी प्रबंध मिलाई कसीदाकारी सब्जी और 
पुष्प पौद उगाना तथा तिलहन उत्पादन में ग्रामीण 

महिलाओं का प्रशिक्षण तथा पुनर्वास 
5. भारतीय शिक्षण एवं शोध परिषद, ज्योति भवन ग्राम रतनपुर , डाकघर और थाना टुंडी, जिला 1 करोड़ 69 लाख 

डाकघर कस्तूरबा गांधी प्राश्रम गोविन्यपुर जिला धनबाद बिहार में जनजातियों के लिए व्यवसायिक 69 हजार रुपए 
धनबाद बिहार 

प्रशिक्षण केन्द्र सहित सरस्वती विद्या मंदिर प्रावा . 

सीय उच्च विद्यालय का संनिर्माण 
6. अभिनव प्रगति समिति डाकघर - बागर ( क ) सिलाई और कस्तीदाकारी में महिलाओं का ( क ) 2 लाख 55 
जिला - सूनसुन राजस्थान प्रशिक्षण : 

हजार रुपए 
( ख ) निर्धन विद्याधियों के लिए पुस्तक बैंक ( ख ) 56 हजार 
( दोनों क्रियाकलाप बागर जिला झुनझन् में ) 

3 सौ रुपए 
7. लाला राम गुप्ता , 

लाला राम गुप्ता , पूर्वन्यास संनिर्माण और मागरा 75 लाख रुपए 
पूर्व न्यास , 4341 विजय नगर कालोनी , ( उ . प्र . ) में खेल कूद केन्द्र चलाना 

प्रागरा - 282004 
8. बरोदा नागरिक परिषद उपरोक्त स्वास्थ्य संग्रहाँ पटलावरा क्षेत्र बरौदा में गंदा बस्ती निवासियों के 22 लाख 5 हजार 
लय सयार्जीबाग बरौदा - 390018 गुजयत लिए निम्न लागत स्वच्छता और 503 प्रावास 

रुपए 
9. बोचा सन्यासी श्री अवशर पुरूषोतम संस्था महाराष्ट्र में कोजीगर, समुद्राल , कालनिमबाला , 7 करोड़ रुपए 
शाहीबाग रोड , अहमदाबाद - 4 

उवितपुर , मुर्शीदपुर कायडोस और काडियो 
निवाला ग्रामों में भूकम्प पीड़ितों की राहत पुन 

र्यास और सहायता 
10. कर्नाटक पूर्त न्यास जिन्दल नगर, दुमकुर रोड , चलता फिरता स्वास्थ्य क्लिनिक 

5 लाख रुपए 
बंगलौर - 73 
11. बहत कोचीन विकास प्राधिकरण 

मोबीन में अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम 

___ 10 करोड़ रुपए 
कोचीन - 682020 

( बहत कोचीन विकास प्राधिकरण की एक खेलकूद 

परियोजना ) 
12. निष्काम शिख कल्याण परिषद 

ग्राम - खान पुर खरार जिला - रोपड़ पंजाब में . 67 लाख 85 हजार 
( रजिस्ट्रीकृत ) बी . एफ . 33, मैगोर , माता गुजरी वृक्ष गृह 

रुपये 
नई दिल्ली - 27 


2. यह अधिसूचना क्रम सं . 6 में उल्लिखित परियोजना की बाबत निर्धारण वर्ष 1994 - 95 के संबंध में एक वर्ष की अवधि 
तक और श्रम सं . 2, 3, 4, 10 और 11 में उल्लिखित परियोजनाओं की बाबत निर्धारण वर्ष 1994 - 95 तथा 1995 - 96 के संबंध 
में दो वर्षों की अवधि तक और कम सं . 1,. 5, 7, 8, 9 और 12 में उल्लिखित परियोजनाओं की बाबत निधारण वर्ष 1994- 95 
1995 - 96 तथा 1996- 97 के संबंध में तीन वर्षों की अवधि तक प्रवृत्त रहेगी 

[ सं . 9497/ एफ , सं . एन . सी . 207/ 03] 

बी . के . सहगल , उप सचिव 


( 


II - 


( ii ) ] 


भारत का राजपत : मसाधारण 


- 


- 


- 


- - - -- - 


- 


- 


- -- 


MINISTRY OF FINANCE 

(Dopartment of Revenue ) 
National Committed for Promotion of Social and Economie Wolfare 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 16th March , 1994 


S . O . 224 : 4 ( E ) In exerciso of the powers conferred by sub - section ( 1 ) read with clause (b ) of the Explanation 
to soction 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government on the recommendations of 
the National Committee , hereby approvos the project cost thereof as mentioned in columns ( 3 ) and (4 ) of the said 
table . 


TABLE 


SI. 


Name of the Institution 


Project or Scheme 


No . 


Maximum cost for 
which approvec 


(1) 


Rs. 22 lakhs 


Activities associated with comprehensive 
Rural Dove opment Project in Gondia , 
Bhuban and Kankadahad Blocks of 
District Dhenkanal, Orissa . 


1, Arun ſostituto of Rural Affairs, 

At-Aswakhola , 
P . O . Karamul, 
Via -Mahinagadi, 

Distt. Dhenkanal, Orissa . 
2 . Shree Bharat Saraswati Mandir Sansad , 

Shardagram , Via -Mangrol, 
Distt. Junagarh , Gujarat. 


Rs. 215 . 25 lakhs 


Construction of building of Arts and 
Commerce College , 
Rural Science and Pharmacy College , 
Industrial Training Instituto and 
Hostel at Shardagram . 
World Memorial Fund 
T .B Project- Four mobile teams at Sikkim , 
Himachal Pradesh , Surat and Delhi. 


Rs . 40,41,600 / 


3 . The Monrorial Fund for Diasaster 

Relief India , 
C /o Tho Dolhi Choshire Home, 
Okhla Road , 
New Delhi, 


Rs. 11 . 40 lakhs 


4 . Andhra Mahila Sabha Trust Board , 

Mahila Sabha Building, 
University Road , 
Hyderabad -44 


Training and Rehabilitation of Rural 
Women in fivo vocations i.e . Sericulture , 
Dairy Management, 
Tailoring, Embroidory , 
Growing Veg tables and Flower Plants 
and Oilseeds Production in Ibrahimpatnam 
Block Rangareddy Distt . A . P . 


Rs. 169 . 69 lakhs 


5 . Bhartiya Shikshan Avam 

Sodh Parishad , Jyoti Bhavan , 
Post : Kasturba Gandhi Ashram 
Govindpur, 
Distt. Dhanbad , Bihar . 


Construction of Saraswati Vidhya Mandir 
Residential High School for tribals with 
Vocational Training Centre at villago 
Ratanpur, P . O . & Police Station Tundi, 
District Dhanbad , Bihar. 


(a ) Rs. 2 . 55 lakhs 


6 . Abinay Pragati Samiti, 

Post Bagar, 
Distt . Jhunjhunu , Rajasthan . 


(a ) Women s training in Sewing and 

Embroidery ; 
(b ) Book bank for poor 

students , 
(both activities at Bagar , 
Distt. Jnunjhunu , Rajasthan .) 


(b ) Rs. 56 ,300 / 


16 


- 


1 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 ( ii) ] 


(1) 


(2) 


( 3) 


H 


Rs. 75 lakhs 


7. Lalaram Gupta Charitable Tpust, 

4341 , Vijay Nagar Colony , Agra -282004 


Lalaram Gupta Charitable Trust 
Construction and funning of Sports 
Centro at Agra ( U . P.) 
Low cost sanitation and housing -503 
houses for slum dwelers in Atladra area , 
Baroda. 


Rs. 22 . 5 lakhs 


8 . Baroda Citizens Council , 

Abovo Health Museum , 

Sayajibaug , Baroda- 390 018 ., Gujarat. 
9 . Bochasanwasi Shri Akshar 

Purushottam Sanstha , 
Shahibag Road , 
Ahmedabad -4 . 


Relief, Rehabilitation ard aid to victims of Rs. 700 lakhs 
earthquake in villages Konjigad , 
Samudral, Kalnimbala , Uditpur, 
Murshidpur, Kaddora and Kaddoo 
Nimbala in Maharashtra . 
Mobile Health Clipic 

Rs. 5 .lakhs 


10 . Karnataka Charitable Trust, 

Jindal Nagar, Tumkur Road , 

Bangalore- 73. 
11 . Greater Cochin Development Authority , 

Kochin- 682020 . 


Rs . 1000 lakhs 


International Stadium at Cochin 
(A Sports Project of Greator Cochin 
Development Authority ) . 

Mata Gujari Old Age Home at 
village Khanpur, Kharar , 
Distt. Ropar , Punjab . 


Rs. 67 . 85 lakhs 


12. Nishkam Sikh Welfare Council ( Rogd.), 

BF -33, Tagore Garden , 
New Delhi- 27. 


2 . This notification shall remain in force for a poriod of ono year in relation to assessment year 1994 - 95 
in respect of project mentioned at S. No. 6 and for a period of two years in relation to assessment years 1994- 95 
and 1995 - 96 in respect of projectsmontioned at S . Nos. 2 , 3 , 4, 10 and 11 and for a period of three years in relation 
to assossment years 1994 -95, 1995 - 96 and 1996 -97 in rospoct of projoct at S . Nos. 1 , 5 , 7 , 8 , 9 and 12 . 

[ No . 9497/ F . No . NC- 207/ 93] 

V . K . SEHGAL , Dy. Socy . 


भधिसूचना 


नई दिल्ली , 16 मार्च, 1994 


का . पा . 225 ( अ ) : - केन्द्रीय सरकार, प्राय कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण 
केर ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर, नीचे की सारणी के क्रमशः स्तंभ ( 3 ) 

और स्संभ ( 4 ) में पणित उन पांच परियोजनाओं तथा स्कीमों जो उक्त सारणी के स्तंभ ( 2 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट 
कंपनी द्वारा हाथ में ली जानी है, और उनकी प्राक्कलित लागत को विनिविष्ट करती है । 


कम सं . 


संस्था का नाम 


परियोजना या स्कीम 


अनुमोदित अधिकतम 
लागत 


1 


3 


ar - . 


. 


- 


. 


1. शान्ति गियर्स लिमिटेड , 

304, विधी रोड, सिंगनल्लूर, कोयम्बतूर- 5 


ओडिपुटर कोयम्बतुर बुनकर कालोनी प्राथमिक 10 लाख रुपए 
विद्यालय में कक्षा के लिये पांच कमरो का 
संनिर्माण । 
उपाबंध क के अनुसार तमिलनाडु के सोलह 70 लाख 5 हजार 
नगरपालिकाओं में कम लागत स्वच्छता सह - सफाई रुपए 
कर्मचारी पुनर्वास स्कीम 


2. तमिलनाडु मरबन फाइनेन्स एंट इफास्ट्रक्चर 

रेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड , 
84, टी . टी . के . रोड , अलवर पेट, मद्रास 
600018 


[ भाग II 


अण्ड 


( ii )] 


भारत का राजपा : मसाधारण 


2. यह अधिसूचना क्रम मं . 1 में परियोजना की बाबत निर्धारण वर्ष 1991 - 95 के संबंध में एक वर्ष की अवधि तक और 
क्रम सं . 2 में परियोजना की बाबत निर्धारण वर्ष 1994 - 95 और 1995 - 96 के संबंध में दो वर्षों की अवधि तक प्रवक्ता रहेगी । 

[ सं . 9498/ फा . सं . एन सी 207193] 

बी . के . सहगल , उप सचिध 


उपाबंध - -- 1 


क्रम सं . 


नगरपालिका का नाम 


बोदिनायकानूर 
चिबरम् 
कम्बम् 
देवकोटय 
धारापुरम् 
गोल्डमरॉक 
कोविलपट्टो 
मेलापालयस् 
मैलूर 
मायलादुधुरै 
रानीपेट 
राशिपुरम् 
सेनगोट्ट 
श्रीरंगम् 
तिरूपतिपुरम् 
तिरूमंगलम् 


16. 


I. 


- 


- 


- 


- 


- -- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - -- 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 16th March , 1994 
S. O . 225 ( E): -- In exercise of the powers conferred by Clause (b ) of the Explanation to section 35AC 
of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961), the Central Government on the recommendations of the National 
Committee , hereby specifies the eligible projects and schemes and estimated cost thereof as mentioned in column 
(3) and (4) respectively of the table below to be undertaken by the Company specified in the corresponding 
entry in column (2 ) of the said table. 

TABLE 


Name of the Institution 


Sl. 
No. 


Project or Scheme 


Maximum cost for 
which approved 


(1 ) 


- 


- 


- - - - - 


- - 


-- - - - - - - - - - 


- 


- - - - 


- 


Rs. 10 lakhs 


1. Shantbi Gears Limited , 

304- A , Trichy Road , 
Singanallur, 

Coimbatore- 5 . 
2 . Tamilnadu Urban Finance and 

Infrastructure Development Corporation 
Limited , 84 , T. T. K . Road , 
Alwarpet , Madras- 600018 . 


Construction of five class rooms 
Weavers Colony Elementary 
School at Ondipudur, 
Coimbatore. 
Low -cost sanitation- cum -scavenger 
Rehabilitation scheme in 16 
Municipalities of Tamilnadu as per 
Annexure-I . 


Rs. 70 . 05 lakhs 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II. SEC. 3 ( ii ) ] 


2 . This notification shall remain in force for a period of one year in relation to the assessment year 1994 - 95 
in respect of project at S. No. 1 and for a period of two ycars in relation to the assessment years 1994- 95 and 
1995- 96 in respect of project at S. No. 2. 

[ No. 9498 / F. No . NC - 207/ 93] 

V . K . SEHGAL , Dy. Secy . 


ANNEXURII 


Sl. No. 


Name of he Municipality 


Bodinayakanur 
Chidambaram 


Cumbum 


Devakottai 


ūirmiowonooo=sino 


Dharapuram 
Goldenrock 
Kovilpatti 
Melapalayam 
Melur 
Myladuthurai 
Raniper 
Rasipuram 
Sengottai 
Srirangam 
Thiruvathipuram 
Tirumangalam 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1994 
का . प्रा . 226 ( अ ) - केन्द्रीय सरकार , प्राय-कर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण 
के खंड (ii ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र ( असाधारण ) भाग 2, खंड 
3, उपखंड (ii ) में प्रकाशित अधिसूचना सं . 214 ( अ ) तारीख 29 मार्च, 1993 का निम्नलिखित रूप में संशोधन करती है, अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना की सारणी में , क्रम सं . 5 के मामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :---- 
" 5 भारत सेवाश्रम संघ , 

(i ) राजगंज क्षेत्र जिला जलपाईगुड़ी पश्चिमी बंगाल में चाय बागान 
211, रास बिहारी एवेन्यू , कलकता- 19 

श्रमिकों और पिछरे शिशुओं की शिक्षा का संवर्धन करने के लिए 
भारत सेवाश्रम संघ स्वामी प्राण बमन्दा सेन्टेनरी शिक्षायतन पर 

226 . 89 लाख रुपए की लागत पाने की संभावना है । 
(ii ) पश्चिमी बंगाल , नागालैण्ड और असम के ग्रामीण क्षेत्रों में चलते 

फिरते खैराती औषधालयों के माध्यम से असम , नागालैण्ड और 
पश्चिमी बंगाल में भारत सेवाश्रम संघ चिकित्सा सहायता कार्यक्रमों 
पर 92 लाख रुपए की लागत पाने की संभावना है । " 

[ गं . 9499/ फा . से . एन सी 207/ 93] 

के . सहगल , उप सचिव 


[2777 II - 


E 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपा : प्रगाधारण 


S 


W 


- - - 


- 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 16th March , 1994 
S. O . 226 ( E ) :- In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) read with clause (ii) of the explanation 
to Section 35AC of the Income-tax Act , 1961, (43 of 1961) , lhe Central Government hereby amends Notification 
No. 214 ( E ) duted 29th March , 1993 published in Part II, Section 3, Sub - Section ( ij ) of the Gazette of India 
(Extra - ordinary) as follows , namely : 

In the table to the said notification , against Serial No. 5 for the existing entries , the following shall be 
substituted , namely : 
“ 5 . Bharat Sevasbram Sangh , 

(i) Bharat Sevashram Sangha Swami Prana Vananda 
211, Rash Behari Avenue, 

Centenary Shikshayatan likely to cost Rs. 226 . 89 lakhs for 
Calcutta - 19 . 

promoting education of Tea garden labourers and backward 

children in Rajganj area , Jalpaiguri Distt. West Bengal. 
( ii) Bharat Sevashram Sangha Medical aid Programmes in 

Assam , Nagaland and West Bengal likely to cost Rs. 92 
lakhs through mobile charitable dispensaries in rural areas 
of West Bengal, Nagaland and Assam " . 

(No. 9499 / F . No. NC - 207/ 93 ) 

V . K . SEHGAL , Dy. Secy . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Maya Puri, Now Delhi- 110004 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 , 1994 


